शासन 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी.2-22- छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001 . ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


L 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 75 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2020 


-माघ 15, शक 1941 


खनिज साधन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर , दिनांक 30 जनवरी 2020 


अधिसूचना 
क्रमांक एफ 7-37 / 2019 / 12. खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का सं . 67) की धारा 26 की 
उप - धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप - धारा (3), 
उप - धारा (4), उप -धारा (5) एवं धारा 22 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ अपर संचालक , भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के द्वारा भी संपूर्ण 
छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रयोक्तव्य होंगी. 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

महादेव कावरे , संयुक्त सचिव. 


अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2020 


क्रमांक एफ 7-37/ 2019/ 12. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना 
दिनांक 30-1-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

महादेव कावरे, संयुक्त सचिव , 


149 


150 


BARAT 1914 , facii 4 at 2020 


Atal Nagar, the 30th January 2020 


NOTIFICATION 


No. F 7-37 /2019/12 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 26 of the Mines and 
Mineral (Development and Regulation ) Act, 1957 (No.67 of 1957), the State Government, hereby, directs that the powers 
exercisable by it under sub - section (3 ), sub -section (4 ) and sub -section (5) of Section 21 and Section 22 of the said Act 
shall also be exercisable by the Additional Director,Geology and Mining , Chhattisgarh for the Whole State of Chhattisgarh 
thereof. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

MAHADEO KAWRE , Joint Secretary. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020. 


